रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 34 Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2002 / चैत्र 1, 1924 
NEW DELHI, FRIDAY , MARCH 22 , 2002 /CHAITRA 1, 1924 


सं . 140 ] 
No. 1401 


% - - 


- 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 22 मार्च, 2002 
सं. 15 / 2002 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( गै.टे. ) 

सा . का .नि . 223( अ ). - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली , 
2002 के नियम 19 के उप - नियम ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, बोर्ड एतद्द्वारा भारत सरकार वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग 
की दिनांक 26 जून , 2001 की अधिसूचना संख्या 45 / 2001 - केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क ( गै. टै. ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , पैराग्राफ ( 1 ) में खण्ड की व्याख्या के 
स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -- 

" व्याख्या. - निर्बाध संपरिवर्तनीय मुद्रा का आशय आस्ट्रेलियाई 
डॉलर, आस्ट्रेलियाई शिलिंग, बहरीन दीनार , बैल्जियम फ्रैंक्स, कैनेडियन 
डॉलर, डेनिस क्रोनर्स, ड्यूश मार्क , यूरोपीय मुद्रा इकाइयाँ ( यूरो ), फ्रैंच 
फ्रैंक्स, हाँगकाँग डालर, इटैलियन लीरा, जापनी येन , कुवैती दीनार , मलेशियाई 
डॉलर, नीदरलैंड गिल्डर्स, नार्वेजियन क्रोनर्स, पाउंड स्टलिंग, सिंगापुर डॉलर, 
स्वीडिश क्रोनर,स्विस फ्रैंक और संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर ( और इसमें 
एशियाई विकास बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा में भुगतान 
करके खरीदे गए भारतीय रुपए शामिल हैं ) से है । 

[ फा. सं. 209/ 13/ 2002 - सी एक्स - 6 ] 
एम. जी . थामिज वलवन, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department ofRevenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi,the 22nd March, 2002 

No. 15 /2002 -Central Excise (N . T.) 
G .S . R . 223 ( E ). — In exercise of the powers conferred 
by sub - rule ( 3) of rule 19 of theCentralExcise Rules, 2002 , 
the Board hereby makes the following amendment in the 
Notification of theGovernment of India, in the Ministry of 
Finance , Department of Revenue , No. 45 /2001-Central 
Excise ( NT ), dated the 26th June , 2001, naimely 

___ In the said Notification, in paragraph( 1 ) in place of 
Explanation to clause , the following shall be substituted , 
namely : 

" Explanation — “ Freely convertible currency means 
Australian Dollars, Australian Schillings , Bhrain Dinars, 
Belgian Francs, Canadian Dollars , Danish Kroners , 
Deutsche Marks, European Currency Units (Euros), French 
Francs , Hongkong Dollars, Italian Lire , Japanese Yen , 
Kuwaiti Dinars , Malaysian Dollars, Netherlands Guilders, 

Norwegian Kroners, Pounds Sterling, Singapore Dollars, 
Swedish Kroners, Swiss Francs and U . S. A . Dollars ( and 
includes Indian Rupees bought by the Asian Development 
Bank by payment to the Reserve Bank of India in foreign 
exchange )." 

[ F. No. 209 /13/ 2002 - CX.-6 ] 
M. G. THAMIZII VALAVAN, Under Secy . 


1002 GI/ 2002 


Printed by the Manager, Govt of India Press. Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 


